रजिस्ट्री सी० 222 


REGISTERED No . D . 222 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 34 ] 
No. 34 ] 


नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 28, 1971/ भाव 6, 1893 
NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 28, 1971/BHADRA 6 , 1893 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filled 

____ as a separ compilation . 


- 


- - - 


- 


- 


- 


भाग II - मण्ड 4 

PART 1 - Section 4 
रजा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये विषिक नियम और प्रादेश 
Statutory Rules and Orders issued by the 

Ministry of Defence 


MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi , the 11th August, 1971 
S .R . O . 310, - In exercise of the powers conferred by section 60 of the Centon 
ments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) and in supersession of the notification of the Govern 
ment of the United Provinces in the Municipal Department No. 3388 / XT- 13 ( c ) , 
dated the 26th November , 1930 , the Cantonment Board, Allahabad , with the pre 
vious sanction of the Central Government, hereby imposes from the date of publi 
cation of this notification in the Omcial Gazette Water Tax on all lands and 
buildings situated in the Cantonment at Allahabad at the following rates , namely : 
( a ) ten per cent on the annual value of lands and buildings which have 

separate service for a domestic supply . 
( b ) eight per cent on the annual value of lands and buildings stituated with 

in 310 meters of public stand posts and having no separate service 
for domestic supply . 

[ File No. 58 / 31 / C / L & C / 69 / 2290 - C / D ( Q & C ) . ] 

रक्षा मंत्रालय 

नई दिल्ली , 11 अगस्त , 1971 
का निमा० 310.--- छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2 ) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संयुक्त प्रान्त सरकार के नगर पालिक विभाग की अधिसूचना सं० 

( 809 ) 


810 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 28, 1971/ PHADRA 6, 1893 ( PART II - - 


3388/ XI - 13 (ग ), तारीख 25 नवम्बर, 1930 को अष्ठित करते हुए, छावनी बोर्ड, 
इलाहाबाद केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
से इलाहाबाद छावनी में स्थित सभी भूमि और भवनों पर निम्नलिखित दरों पर एतद्द्वारा जलकर 
अधिरोपित करता है , अर्थात् : -- 

( क ) उन सभी भूमि और भवनों के वार्षिक मूल्य पर दस प्रतिशत जिनके घरेलू जलप्रदाय 

के लिए पृथक व्यवस्था है 
( ख ) उन सभी भूमि और भवनों के वार्षिक मूल्य पर पाठ प्रतिशत जो सार्वजनिक नल 

से 310 मीटर के भीतर स्थित हैं औरजिनके घरेलू जलप्रदाय के लिए कोई पृथक 
व्यवस्था नहीं है । 

[ फाइल सं० 53/ 57/ सी / एल एण्ड सी /69/ 2290/ सी ० / डी /( क्यू एण्ड सी ) ] 


S . R . O . 311 . -- In exercise of the powers conferred by section 80 of the Canton 
ments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , the Cantonment Board , Wellington , with the previous 
sanction of the Central Government , hereby imposes on all buildings in the Can 
tonment of Wellington a scavenging tax at the rate of three per cent on their 
annual rental value: 

Provided that the said tax on all buildings which have flushout latrines shall 
be reduced by Afty per cent. 

2 . The owners of such buildings shall, subject to the provisions of sub -section 
( 3 ) of section 65 of the said Act , be responsible for the payment of the said tax 
in two - half yearly instalments on the 1st April and the 1st October respectively - 
every year . 

.. [ File No . 53 / 8 / C / L & C / 71 / 2292- C / D ( Q & C ) . ] 

S . P . MADAN , Under Secy . 
का नि०या० 311.---- छावनी अधिनियम , 19 24 (1924 का 2 ) की धारा 60 द्वारा 
प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , छावनी बोर्ड , वेलिंगटन , केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजरी से मिलिगंटन 
छावनी के सभी भवनों पर उनके वार्षिक भाटक - ल्य पर तीन प्रतिशत की दर से सफाई कर एसद्वारा 
अधिरोपित करता है : 

परन्तु उन सभी भवनों पर, जिनमें फ्लशयुक्त शौचालय हैं , उक्त कर पचास प्रतिशत कम कर 
दिया जाएगा । 

___ 2. ऐसे भवनों के स्वामी, उक्त अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (3 ) के उपबन्धों 
के अधीन रहते हुए , उक्त कर का संदाय , प्रतिवर्ष क्रमश : 1 अप्रैल , और 1 अक्तूबर को दो - अर्धवार्षिक 
किश्तों में , करने के लिए उत्तरदायी होंगे । 
[फा०सं० 53/ 6/ सी / एल एण्ड सी /11/ 2292 - सी / डी / (क्यू एण्ड सी )] 

एस० पी० मद. न , अवर सचिव । 


New Delhi, the 12th August 1971 
S . R . O . 312 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 
of the Constitution , the President hereby makes the following rules to amend the 
Recruitment Rules for the civilian start in Pension Payment Onces in Nepal 1968 , 
namely : 

1. Short title and commencement. - ( 1) These rules may be called the Pension 
Payment Office Nepal ( Civilian Staff ) Recruitment Amendment Rules, 18713 

(it ) They shall come into force on the date of their publication in the official 
Gazette. 


Sec. 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA ; AUGUST 28 , 1971/ BHADRA 6 , 1893 


811 


2 . For Sub -rule ( i) of Rule 1 of the Recruitment Rules for the civilian staff 
in Pension Paying Offices in Nepal, 1968 (hereinafter referred to as the said 
rules ), the following Sub -rule shall be substituted , namely : -- 

" ( 1) These rules may be called the Pension Payment Offices Nepal ( civilian 
staff ) Recruitment Rules , 1968 ." 

3 . For rule 5 of the said rules, the following rule shall be substituted , namely: 
" Disqualifications. No person , 
( a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a 

Spouse living , or 
( b ) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage 

with any person , 
shall be eligible for appointment to any of the above posts: 
Provided that the Central Government may , if satisfied that such niarriage 

is permissible under the personal law applicable to such person and 
the other grounds for so doing, exempt any person from the opera 

tion of this rule . " 
4. In the Schedule to the said rules, after the entry relating to Supervisor 
Administration , the following entry shall be inserted , namely : 


812 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 28, 1971/ BHADRA 6 , 1893 


(PART II 


SCHE 


Driver 


CDS 
Class IV 
Non 
gazetted 


R$236 


class riy 


R $ 236 -4 - Not 

260 applicable 
(Nepal 
currency ) 


23 -30 ( a ) Ability to read and 
years write locallanguage , 


( b ) Must possess a 

valid driving licroce 
from appropriate civil 
authorities for driv 
ing vehicles 


( c ) Must pogacas at least 

ş years expericnce 
Indrlying heavy 

vehicles . 
( d ) Should be able to 

attend to minor 
defects . 


Sec . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 28, 1971/ BHADRA 6 , 1893 


813 


DULE 


8 


9 


10 


11 


12 


Not 
Applicable 


Two 
years 


By direct 
recruitment 


Not 
applicable 


Not 
applicable 


Not 
applicable 


V . A . VALIAPARAMPIL , Under Secy. 


8 : 4 THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 28 , [971 


. ADRA 6 , 1893 


[ PART ILL 


नई दिल्ली, 12 अगस्त , 1971 


का०नि०मा० 312-- - राष्ट्रपति , सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , नेपाल में पंशन सदाय कार्यालयो के सिविलियन कर्मचारिवन्द के भर्ती नियम , 
1968 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात . -- 


1 . संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ . -.- ( 1 ) इन नियमो का नाम पंशन- सदाय -कार्यालय नेपाल 
( सिविलियन कर्मचारिवन्द ) भर्ती सशोधन नियम , 1971 होगा । 


( 2 ) ये शासकीय राजपन मे प्रकाशन की तारीख की प्रवत्त होंगे । 


2. नेपाल में पैंशन मदाय कार्यालयो के सिविलियन कर्मचारिवन्द के भर्ती नियम, 1968 , 
जिन्हे इसमें दूसरे पश्चात् उक्त नियमों कहा गया है के नियम के उपनियम (i ) के स्थान पर 
निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् . - - 
" (i ) इन नियमों का नाम पैशन-संदाय -कार्यालय नेपाल (सिविलियन कर्मचारियन्द ) 

भर्ती नियम , 1968 होगा । " 


3. उक्त नियमों के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् : - - 


निरर्हताएं : - --वह व्यक्ति - - 


( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है,विवाह किया है, 


( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी यक्ति से विवाह 

किया है । 


उक्त पदों में से किसी पररिक्ति का पान नही होगा : 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के 
अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुशेय है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार मौजूद हैं 
तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त से छूट दे सकेंगी । " 


SEC. 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 28, 1971 / BHADRA 6, 1893815 


4. उक्त नियमों की अनुसूची में पर्यवेक्षक प्रशासन से सम्बन्धित प्र . यष्टि के पश्चात् निम्न 
लिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी , अर्थात : - - 


अनुषी 


- - - - - - -- 


- - - - - - - - -- - 


- - - - -- - -- 


- -- - - - - - - -- -- - -- - -- -- - 


ड्राइवर 


2 . 30 वर्ष 


सिविल रक्षा सेवा 23 6 - 4-- 2602 लाम नही 
वर्ग 4अजनबित ( नेपाली मद्रा ) होता 


_ _ 


- - - - - 


- - 


दो वर्ष 


( क ) स्थानीय भाषा पढ़ने और लिखने की योग्यता लागू नहीं होता 
( ख ) उस पाल गाडियां चलाने का समुचित 

पिबिल प्राधिकारी द्वारा दिया गया 

ििधम न्य डाइवर लाइसेस हो । 
( ग ) उसे भारी गाड़ी चलाने का कम से कम 

5 वर्ष का अनुभव हो । 
( घ ) वह छोटी - मोटी खराबियो को ठीक कर 

सकता हो । 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


___ 10 


11 


12 


13 


13 


- 


- - - - 


- - - - 


- - 


- 


- - - - 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नही होता 


वी . १० वलियपरमपिल , अवर सचिव । 


816 THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 28 , 1971 / BHADRA 6, 1893 


[ PART II . 


New Delhi, the 13th August 1971 
S . R . O , 313 , — The following draft of certain rules further to amend the Canton 
ments Electoral Rules, 1945 which the Central Government proposes to make, in 
exercise of the powers conferred by section 31 of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 
1924 ) , is published , as required by the said section for the information of all persons 
likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be 
taken into consideration on or after the 30th day from the date of publication of 
this notifcation . 


Any objections or suggestions which may be received from any person with 
respect to the said draft betore the said 30th day will be considered by the Central 
Government 

Draft Rules 
1 . ( i) These rules may be called the Cantonments Electoral ( Anmendment ) 
Rules , 1971 . 

(li ) They shall come into force at once . 
2. In the Cantonments Electoral Rules. 1945 , in rule ( 2 ) for clauses ( h ) and (1 ) , 
the following clauses shall be subsiituted , namely : 

" ( h ) " Scheduled Castes " means such cates, races or tribes or parts of or groups 
within such castes, races or tribes as are deemed under article 341 of the Constitu 
tio . to be Schedulcd Castes;" ; 

( i) " Scheduled Tribes " means such tribes or tribal communities or parts of a 
groups within such tribes or tribal communities as are deemed under Article 342 
of the Constitution to be Scheduled Trlbes." . 

[ File No . 17/ 1 / CL & C / 66 / 2243- C / D ( Q & C .) ] 

S . P . MADAN , Unger Secy . 


नई दिल्ली , 13 अगस्त 1971 


का निमार 313.-- - कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप , जिसे केन्द्रीय सरकार, 
छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , छावनी निर्वाचन नियम, 1945 में और संशोधित करने के लिए, बनाने की प्रस्थापना करती 
है , उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, उक्त धारा 
द्वारा अपेक्षित रूप में प्रकाशित किया जाता है और एतवद्वारा सूचना दी जाती है कि उषत प्रारूप 
पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन को या उसके पश्चात विचार किया 
जायेगा । 


उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में ऐसे किन्हीं प्राक्षेपों या सूझावों पर जो किसी व्यक्ति से उक्त 
तीस दिन से पूर्व प्राप्त होंगे , केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जायेगा । 


प्रारूप नियम 


1. (i ) इन नियमों का नाम छावनी निर्वाचन ( संशोधन ) नियम , 1971 होगा । 

( ii ) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे । 

2. छावनी निर्वाचन नियम , 1945 में , नियम ( 2 ) में , खण्ड ( अ ) और ( म ) के स्थान 
पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात : 
"( ज ) अनुसूचित जातियों से ऐसी जातियां , मूलवंश या जनजातियां अथवा ऐसी जातियों , 

मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनके अन्तर्गत समूह अभिप्रेत है जो संविधान 
के अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझे जाते हैं ; 


SEC. 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 28, 1971/ BHADRA 6, 1823 


817 


( झ ) अनुसूचित जनजातियों से ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी 

जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनके अन्तर्गत समूह अभिप्रेत हैं जो 
संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जन- जातियां समझे आते है । " 
[ फा० सं० 17/ 1/ सी / एल एण्ड सी / 66/ 2243- सी / डी ( क्यू एण्ड सो ) ] 

एस० पी० मदान , अवर सचिव । 


New Delhi, the 14th August 1971 
S . R . O . 314 . - In exercise of the powers conterred by section 184 of the Navy 
Act , 1957 (62 of 1957 ) , the Central Government hereby makes the following re 
gulations further to amend the Navy (Discipline and Miscellaneous Provisions ) 
Regulations, 1965 , published with the notification of the Government of India in 
the Ministry of Defence No. S . R . O . 2E , dated 6th February , 1965, in the Gazette 
of India Extraordinary Part II Section 4 , dated the 6th March 1965, namely : 

1. These Regulations may be called the Navy (Discipline and Miscellaneous 
Provisions ) ( Second Amendment ) Regulations, 1971 , 

2 . In the Navy ( Discipline and Miscellaneous Provisions ) Regulations, 1965 , In 
regulation 220, after sub -regulation ( 3 ) , the following sub -regulation shall be in 
sected , namely :- - 
" (4 ) When the commanding oficer of a ship proposes to impose punishment 

of torteilure of seniority on any subordinate officer under sub - section 
( 3 ) of section 94 , such punishment shall require the prior approval 
of the Chief of the Naval Staff.” 

L . DAYAL, Jt. Secy . 
नई दिल्ली , 14 अगस्त 1971 


का०नि० प्रा० 314.-- - नौसेना अधिनियम , 1957 ( 1957 का 62 ) की धारा 184 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र , असाधारण , तारीख 
6 मार्च 1965, भाग 2, खण्ड 4 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०नि० प्रा० 
2ङ , तारीख 6 फरवरी, 1965 के साथ प्रकाशित नौ सेना ( अनुशासन और प्रकीर्ण उपबन्ध ) विनियम , 
1965 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम एततदद्वारा बनाती है 

1. इन विनियमों का नाम नौसेना ( अनुशासन और प्रकीर्ण उपबंध ) द्वितीय संशोधन 

विनियम , 1971 होगा । 
नौसेना ( अनुशासन और प्रकीर्ण उपबंध ) विनियम , 1965 में , विनियम 220 में , 
उप-विनियम ( 3 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप -विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् : -- 
" ( 4 ) जब किसी पोत का कमान औफिसर धारा 94 को उपधारा ( 3 ) के अधीन 

किसी अधीनस्थ प्रॉफिसर पर ज्येष्ठता के समपहरण का दण्ड अधिरोपित करने 
की प्रस्थापना करता है तो ऐसे दण्ड के लिए नौसेनाध्यक्ष का पूर्वानुमोदन अपेक्षित 
होगा । " 


एल० दयाल , संयुक्त सचिव । 


New Delhi , the 18th August 1971 
S . R . O . 315 -— In pursuance of rule 11 of the Armed Forces Headquarters Clerical 
Service Rules, 1988 , the Central Government, atter consultation with the Union 
Public Service Commission , hereby makes the following regulations further to 


818 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 28 , 1971 /BHADRA 6 , 1893 


[Part II 


antend the Armed Forces Headquarters Clerical Service (Competitive Examina 
lion ) Regulations, 1969 , namely : 

1. ( 1 ) These regulations may be called the Armed Forces Headquarters Cleri 
cal Service (Competitive Examination ) ( Third Amendment) Regulalions, 1471. 

( 2 ) They shall be deemed to have come into force on the 1st of January , 1971 , 

2 . In the Armed Forces Headquarters Clerical Service (Competitive Examina 
tion ) Regulations, 1969 , 
( v ) for the word " Commission " , wherever it occurs, except in the proviso 

to conditions ( iii) of regulation 4 , the words " Secretariat Training 

School" shall be substituted ; 
(b ) in the proviso to condition ( lil ) of regulation 4 , for the word " Commi 
sion , wherever it occurs, the word "Government shall be substituted . 

[ File No. 99658 / 71 /CAO /DPC . ) 

Explanatory Memorandum 
The Armed Forces Headquarters Clecrical Service ( Competitive Examination ) 

( Third Amendment ) Regulations, 1971. 
It has become necessary to give retrospective effect to the above ameument 
for the following reasons, 

The AFHQ Clerical Service was constituted w . e . f. 18t March , 1968, vide the 
AFHQ Clerical Service Rules , 1968. In the Third Schedule to these Rules, it has 
been provides inter alia that 90 per cent of the temporary vacancies in the grade 
of Lower Division Clerk shall be filled by direct recruitment on the basis of com 
potitive examinations held for the purpose by the Union Public Service Conrniy 
sion , In pursuance of rule 11 of the AFHQ Clerical Service Rules , 1968, the AFHQ 
Clerical Service (Competitive Examination ) Regulations, 1969 were formulated 
Mutatis mutandis on the lines of the Central Secretariat Clerical Service (Com - - 
petitive Examination ) Regulations, 1965, In these regulations, the procedure for 
The competitive examinations, referred to in the Third Schedule , was laid down and 
it was provided inter alia that the competitive examinations for recruitment to 
Lower Division Grade of the Service and posts of Lower Division Cler « shall be 
held by the Union Publlc Service Commission and all further action to conduct 
the said examination , such as calling of applications, determination of eligibility for 
acinission to the examination etc ., shall be taken by the Commission 

It was later decided that the work relating to the holding of the Clerks Grade 
Examination for recruitment to Lower Division Grade should be traisterre , from 
UPSC to the Secretariat Training School for the conduct of examinations from 
1971 onwards. In pursuance of this decision , the Rules for the Clerks Grade 
Examination , 1971, to be held in June 1971 by the Secretariat Training School of 
the Department of Personnel in the Cabinet Secretariat, were notified by Cabinet 
Secretariat (Department of Personnel ) on 21st November , 1970 . This examination 
is meant to recruit Lower Division Clerks for Central Secretariat Clerical Service , 
Indian Foreign Service ( B ) , Railway Board Secretariat Clerical Servicc ani Armed 
Force : Headquarters Clerical Service , etc . In the above Rules, it was stated 
inter alia that the above examination would be held by the Secretariat Training 
School and all further actions to conduct the sald examination wouid be taken 
by that School. 

The Central Secretariat Clerical Service ( Competitive Examination ) Regula 
tions , 1965 have been amended vide the Central Secretariat Clerical Service (Com 
petitive Examination ) Fourth Amendment) Regulations, 1970 so as to provide 
for the conduct of Clerks Grade Examination by the Secretariat Training School 
for recruitment to temporary vacancies in Lower Division Grade of the Central 
Secretariat Clerical Service ; these amendments have been brought into force from 
1st January , 1971 . 

As the qualified candidates of the Clerks Grade Examination , 1971 , t be held 
by the Secretariat Training School will be nominated for appointment to Lower 
Division Grade of the AFHQ Clerical Service also ; It is necessary to make provi 
sions for the conduct of the said examination by the aforesaid Schoul in the 
AFI: Q Clerical Service (Competitive Examination ) Regulations, 1969, from a re 
trospective date viz ., 1st January , 1971, the date from which the Central Secre 
tariat Clerical Service competitive Examination ) ( Fourth Amendment ) Regulations , 
1970 have been enforced, 

It is certified that the interest of no one would be prejudically affected by 
retrospective amendment of the regulations . 


SEC 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA AUGUST 28 , 1971 / BHADRA 6, 1893 


819, 


- 


- 


- 


नई दिल्ली , 16 अगस्त , 1971 
का०नि० प्रा० 315 -- - - शस्त्र लालप लिपिकीय सेवा नियन , 1968 के नियम 11 
के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार , सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् , सशस्त्र बल 
मख्यालय लिपिकीय सेवा ( प्रतियोगिता परीक्षा ) विनियम , 1969 मे प्रौर सशोधन करने के लिए 
एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अथात - - 
1 . ( 1 ) इन विनियमों का नाम सशत्र बन मयानय लिपिकीय सेवा ( प्रतियोगिता 

परीक्षा ) ( तीय मशोधन ) विनियम , 1971 होगा । 
( 2) 4 1 जनवरी, 1971 को प्रवृत्त हुए समझे जायेगे । 
2. सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा ( प्रतियोगिता परीक्षा ) विनियम , 1969 में ,-- - 
( क ) विनियम 4 की शतं ( iii ) के परन्तुक को छोड़ कर जहा कही "कमीशन शब्द आये, 

उसके स्थान पर “ सचिबालय प्रशिक्षण स्कल " पाब्य प्रतिस्थापित किये जायेगे , 
( ख ) विनियम 4 की शर्त ( iii ) के परन्तुक में , जहा कही " कमीशन " शब्द आये , उसके 
स्थान पर “सरकार " शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा । 

[ फाइल स० 99658 / 71 / सी ए श्रो / ड पी सी ] 

स्पष्टीकारक ज्ञापन 
सशस्त्र बल मल्यालय लिपिकीय सेवा ( प्रतियोगिता परीक्षा ) ( तनीय सशोधन ) विनियम, 1971 

उपरोक्त सशोधन को, निम्नलिखित कारणो से भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है । 

सशस्त्र बल मख्यालय लिपिकीय सेवा 1 - 1 - 68 से गठित की गई थी , सशस्त्र बल मख्यालय 
लिपिकीय सेवा नियम , 1968 देखिए । दन नियमो की ततीय अनुसूची में , अन्य बातो के साथ 
यह उपबधित किया गया है कि निम्न श्रेणी लिपिक की श्रेणी में 90 प्रतिशत अस्थायी निषितया 
सघ क सेवा आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षामो 
के प्राधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेगी । सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा नियम , 
1968 के नियम 11 के अनुसरण मे , सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा ( प्रतियोगिता परीक्षा ) 
विनियम , 1969, केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा ( प्रतियोगिता परीक्षा ) विनियम , 1965 की 
पद्धति पर यथावश्यक परिवर्तन सहित , बनाये गये थे । इन विनियमो मे , ततीय अनुसूची मे निर्दिष्ट 
प्रतियोगिता परीक्षामो के लिए प्रक्रिया अधिकथित की गई है और अन्य बातो के साथ यह उपबधित 
किया गया है कि इस सेवा के निम्न श्रेणी ग्रेस में और निम्न श्रेणी लिपिक के पदो पर भर्ती के 
लिए प्रतियोगिता परीक्षाए , सघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रायोजित की जायेगी और उक्त परीक्षा के 
संचालन की आगे की सभी कार्रवाई , जैसे आवेदनो का मागना , परीक्षा में प्रवेश की पात्रता का 
अवधारण करना , श्रादि , प्रायोग द्वारा की जायेगी । 

तत्पश्चात् यह विनिश्चय किया गया कि निम्म श्रेणी ग्रेड में भर्ती के लिए लिपिक श्रेणी 
परीक्षा प्रायोजित करने सम्बन्धी काम , 1971 और उसके पश्चात् की परीक्षामो के सचालन के 
लिए, मघ लोक सेवा प्रायोग से सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल को अन्तरित कर दिया जायेगा । इस 
विनिश्चय के अनुसरण मे , मत्रिमडल सचिवालय मे कार्मिक विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल 
द्वारा जन , 1971 मे आयोजित की जाने वाली लिपिक श्रेणी परीक्षा के नियम , मंत्रिमडल सचिवालय 
( कामिक विभाग ) द्वारा 21 - 11 - 70 को अधिसूचित कर दिये गये थे । इस परीक्षा का उद्देश्य , 
केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा , भारतीय निदेश- सेवा ( ख ) , रेल बोर्ड सचिवालय लिपिकीय 


1820 


THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 28, 1971 / BHADRA 6, 1893 


[ PART II 


सेवा और सशस्त्र बल म ख्यालय लिपिकीय सेवा , आदि के लिए निम्नश्रेणी लिपिकों का भर्ती करना 
है । उपरोक्त नियमों में अन्य बातों के साथ यह कथित है कि उपरोक्त परीक्षा सचिवालय प्रशिक्षण 
स्कल द्वारा प्रायोजित की जायेगी और उक्त परीक्षा के संचालन की आगे की सभी कार्यवाई उस 
स्कूल द्वारा की जायेगी । 

केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा ( प्रतियोगिता परीक्षा ) विनियम, 1965 का इस प्रकार 
संशोधन किया गया है , केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा ( प्रतियोगिता परीक्षा ) ( चतुर्थ संशोधन ) 
विनियम, 1970 देखिए, जिससे उसमें , केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्न श्रेणी ग्रेड में 
अस्थाबो रिक्तियों की भर्ती के लिए सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा लिपिक श्रेणी परीक्षा के संचालन 
के लिए, व्यवस्था की जा सके ; से संशोधन 1 - 1 - 71 से प्रवृत्त किये गये हैं । 

कि सचिवालय प्रशिक्षण स्कल द्वारा आयोजित की जाने वाली लिपिक श्रेणी परीक्षा , 
1971 के अहित अभ्यर्थी सशस्त्र बल म ख्यालय लिपिकीय सेना के निम्नश्रेणी ग्रेड में भी नियुक्ति 
के लिए नामनिर्देशित किये जायेंगे , इसलिए यह आवश्यक है कि सशस्त्र बल मग्यालय लिपिकीय सेवा 
( प्रतियोगिता परीक्षा ) विनियम , 1969 में भूतलक्षी तारीख अर्थात् 1 - 1--- 71 से , जिसतारीख से 
केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा ( प्रतियोगिता परीक्षा ) ( चतुर्थ संशोधन ) विनियम , 1970) 
प्रतित किये गये है , पूषोक्त स्कूल द्वारा उक्त परीक्षा के संचालन के लिए, उपबंध किये जायें । 

प्रमाणित किया जाता है कि विनियमों के भूतलक्षी संशोधन से किसी व्यक्ति के हितों पर 
प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


S .R .O . 316. -- In pursuance of rule 11 of the Armed Forces Headquarters Clerical 
Service Rules , 1968, the Central Government hereby makes the following regula 
tious further to amend the Armed Forces Headquarters Clerical Service ( Compe 
titive Examination ) Regulations, 1969, namely : 

1 . ( 1 ) These Regulations may be called the Armed Forces Headquarters Clerical 
Service (Competitive Examination ) (Fourth Amendment) Regulations, 1971. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette. 

2. In the Armed Forces Headquarters Clerical Service ( Competitive Examina 
tion ) Regulations, 1969, in regulation 4 , in clause ( li ) , -- 
( a ) in the existing proviso , for the words " Provided that ", the words " Pro 

vided further that" shall be substituted ; 
( b ) before the proviso as so amended, the following provlso shall be inserted , 

namely : 
" Provided that the upper age limit may be relaxed upto forty - five years ir 
respect of Service Clerks in the last year of their colour service " . 

[ File No . 94549 / 71 / CAO / DPC. ] 

___ A . K . MENON, Dy. Secy. 
Chlet Administrative Officer . 


का नि0 मा0 316. - सपास्त्र बल म ख्यालय लिपिकीय सेवा नियम , 1968 के नियम 11 
के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा ( प्रतियोगिता परीक्षा ) विनियम , 
1969 में और संशोधन करने के लिए एतद्धारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् : 
1. ( 1 ) इन विनियमों का नाम सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा ( प्रतियोगिता 

परीक्षा ) ( चतुर्थ संशोधन ) विनियम , 1971 होगा । 
( 2 ) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रसन्न होंगे । 


SEC . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 28, 1971/BHADKA 6, 1893821 


2. सशस्त्र बल पुम्यालय लिपिकीय सेवा ( प्रतियोगिता परीक्षा ) विनियम , 1969 में , 
विनियम 4 में , खण्ड ( i ) में , 
( क ) विद्यमान परन्तुक में "परन्तु " शब्द के स्थान पर “परन्तु यह और कि " शरद 

प्रतिस्थापित किये जायेंगे ; 
( ख ) इस प्रकार संशोधित परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया 

जायगा , अर्थात् .- - 
" परन्तु मेवा लिपिकों की बाबत अधिकतम आयु सीमा , उनकी कलर सवित 
के अंतिम वर्ष में , पैतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी । " 


[ फाइल सं० 94549/ 71 / सी ए प्रो / डी पी सी | 


__ ए० के० मैनन , उप सचिव 
तथा मुख्य प्रशासन -अधिकारी 


New Delhi , the 17th August 1971 
S . R . O . 317 , - In exercise of the powers conferred by section 60 of the Canton 
ments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , the Cantonment Board , Dalhousie , with the previous 
- sanction of the Central Government hereby makes the following further amend 
ments in the notification of the Government of India in the Department of Defence 
No. 412 , dated the 1st April, 1939 , namely : 

Amendment 
In the said notification , for item (1) , the item " (1) Rupees Three per dog " shall 
be substituted , 

[ File No. 53 / 13 / C / L & C / 70 / 2310 - C / D ( Q & C ). ] 
नई दिल्ली, 17 अगस्त , 1971 


का०नि०मा० 317. -- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 60 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए छावनी बोर्ड , डलहौजी , केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजरी से , 
एतद्वारा भारत सरकार के रक्षा विभाग की अधिसूचना सं० 412 , तारीख 1 अप्रैल , 1939, में और 
आगे निम्नलिखिप्त संशोधन करती है, अर्थात : - - 


संशोधन 
उषत अधिसूचना में , मद (i ) के स्थान पर , "( i) तीन रुपए प्रति कुत्ता " मद प्रतिस्थापित 
की जायेगी । 

[ फा० सं० 5 3/ 13/ सी /एल एण्ड सी / 70 / 2310- सी / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

New Delhi , the 18th August 1971 
S . R . O . 318. - In pursuance of sub- section ( 7 ) of section 13 of the Cantonments 
Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Government hereby notifles the election of the 
following persons to the Cantonment Board , Shilong from the wards noted 
against each : 

Shri Debi Prasad Goenka - Ward No. I . 
Shri Rameswar Prasad Goenka - Ward No. II . 

[ File No. 29 / 33 / C / L & C / 66 / 2332 / C / D ( Q & C ). ] 


822 


THE GAZETTE OF INDIA: AUGUST 28, 1971 / BHADRA 6, 1893 


[ PART II 


. 


. 


. 


. 


. 


नई दिल्ली , 18 अगस्त, 1971 
का निम 318. - - छावनो अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की 
उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, 
शिलोंग के निम्नलिखित व्यक्ति उनके सामने लिखे बोडों से सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं : 

1. श्री देवी प्रसाद गोयनका - -वार्ड नं० I 
2. श्री रामेश्वर प्रसाद गोयनका --- वार्ड नं0 II 

[ फाइल सं० 29/ 33/ पो०/एल एण्ड सी / 66/ 2332/ सी/ डो ( क्यू एण्ड सी० )] 
S . R. O . 319. - In pursuance of sub-section ( 7 ) of section 13 of the Cantonments 
Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Government hereby notifies that a vacancy has 
- occurred in the membership of the Cantonment Board , Dehu Road by reason of 
the acceptance by the Central Government of the resignation of Major Y . B . 
- Johar . 

[ File No . 19 / 32 / C / L & C / 85 / 2330 - C / 1 / D ( Q & C ). ] 
का० मि . मा 319. - - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की 
उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी 
बोर्ड, देह रोड़ की सदस्यता में मेजर वाई० बी० जोहर के त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार 
कर लिये जाने के कारण एक रिषित हो गई है । 

[ फाइल सं० 19/ 32/ सी / एल एण्ड सी / 65/ 2330- सी / 1/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 


S . R . O . 320 . — In pursuance of sub - section ( 7 ) of section 13 of the Cantonments 
Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Government hereby notifies that Lt Col. M . N . 
Seshadri has been nominated as a member of the Cantonment Board , Dehu Road 
vice Major Y . B . Johar who has resigned . 

[ File No. 19 / 32 / / C / L & C / 65 / 2330- C / 2 / D ( Q & C ). ] 
का नि प्रा० 320. --- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की 
उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि ले० कर्नल 
एम० एन० शे शादी को , मेजर वाई० बी० जोहर के , जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है , स्थान पर छावनी 
बोर्ड , देहू रोड़ के एक सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है । 

[ फाइल सं० 19/ 32/ सी / एल एण्ड सी / 65/ 2330- सी/ 2/ छी ( क्यू एण्ड सी ) ] 
S. R . O . 321 . - In pursuance of sub- section ( 7 ) of section 13 of the Cantonments 
Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Government hereby notifles that a vacancy has 
occurred in the membership of the Cantonment Board , Dehu Road by reason of 
the acceptance by the Central Government of the resignation of Lt. Col. K . S . 
Pathania . 

[F . No . 19 / 32 / C / L & C / 65 / 2330-C /3 / D ( Q & C) .] 
कानि0 321. --- छापनो अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की 
उपधारा ( 7 ) का अन सरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी 
बोर्ड, देहू रोड़ की सदस्यता में ले० कर्नल० के० एस० पठानिया के त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा 
स्वीकार कर लिये जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है । 

[ फाइल सं० 19/ 32/ सी / एल एण्ड सी / 65/ 2330- सी / 3/ डी ( क्य एण्ड सी ) 1 
S . R . O . 322 . - In pursuance of sub - section ( 7 ) of section 13 of the Cantonments 
Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Government hereby notifies that Lt. Col. A , E . 
Solomon has been nominated as a member of the Cantonment Board , Dehu Road 
.vice Lt. Col. K . S . Pathania who has resigned . 

[ File No. 19 / 32 / c / L & C / 65 / 2330 - C / 4 / D ( Q & C ) . ] 


SEC . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 28, 1971/ BHADRA 6, 18938233 


. . .. . - 


- 


का० मि . पा० 3 22.-.- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 
की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि 
ले० कर्नल० ए० ई० सोलोमन को , ले० कर्नल० के० सी० पठानिया के , जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया 
है, स्थान पर छावनी बोर्ड , देह रोड़ के एक सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है । 


[ फाइल सं० 10/ 32/ सी / एल एण्ड सी / 65/ 2330- सी / 4/ डी ( षय् एण्ड सी )] 


New Delhi, the 19th August 1971 
S . R . O . 323. In pursuance of sub - section ( 7 ) of section 13 of the Cantonments 
Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Government hereby notifies that a vacancy has 
occurred in the membership of the Cantonment Board , Allahabad by reason of 
the acceptance by the Central Government of the resignation of Captain J . C . 
Rudra. 

[ File No . 19 / 48 / C / L & C / 66 / 2331- C / 1 / D ( Q & C ) . ] 


नई दिल्ली , 19 अगस्त , 1971 
फा0 नि0प्रा0 323.--- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की 
उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी 
बोर्ड , इलाहाबाद की सदस्यता में कप्तान जे . सो० रुद्रा के त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार 
कर लिये जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है । 


[ फाइल सं० 19/ 48/ सी /एल एण्ड सी/ 66/ 2331- सी / 1/ डी ( क्यू एण्ड सी )] 


S . R . O . 324. - In pursuance of sub - section ( 7 ) of section 13 of the Cantonments 
Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Government hereby notifies that Captain H . TK 
Kalra has been nominated as a member of the Cantonment Board , Allahabad vice 
Captain J . C . Rudra who has resigned. 

[ File No. 19 / 48 / C / L & C / 68 / 2331 - C / 2 / D ( Q & C ) . ] 

S. P. MADAN , Under Secy. 
का0 नि0 मा0 324. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की 
उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि कप्तान 
एच० के० कालरा को , कप्तान जे० सी० मुद्रा के , जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है , स्थान पर छावनी 
बोर्ड , इलाहाबाद के एक सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है । 

[ फाइल सं० 19/ 48 / सी /एल एण्ड सी/ 66/ 233 1-सी / डी /( क्यू एण्ड सी )] 


एस० पी० मदान , अवर सचिव । 


MILITARY LANDS CANTONMENTS SERVICE 

New Delhi, the 20th August 1971 
S . R . O . 325 . -- The President is pleased to make the following appointment in the 
Military Lands and Cantonments Service , on probation for a period of two years 
with effect from 17th July 1971 :- - 

Permanent Deputy Director to be Joint Director, ML & C . 
Offg. Shri Ram Sarup . 

v . A. VALIAPARAMPIL , Under Secy . 


824 


THE GAZ . OF INDIA: AUG 28 , 1971 / BHADRA 6, 1893 [ PART II - SEC. 4 ) 


सैनिक भूमि तथा छावनी सेवा 

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1971 
का नि०मा० 325.- - राष्ट्रपति सैनिक भूमि तथा छावनी सेवा में 2 वर्ष की परखावधि 
पर दिनांक 17 जुलाई, 1971 ( पू० ) से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :- -- 

स्थाई उप- निदेशक से स्थानापन्न संयु त निदेशक सनिक भूमि तथा छावनी 
श्री राम सरूप 

बी० ए० वलियापरमपिल , प्रवर सचिव । 


PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971 


